DO 


रजिस्ट्री सं० डीएल - 33004/ 96 


REGD NO. D .L -33004/ 96 


५N 


ALLJF 


सत्यमेव जयत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


HTTLSELRTAL 


भाग I - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 


. 


hate. ... ... .. . .. 


INDIA 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - 


- 


- - - 
सं0 181 ] 
No. 1811 


- - - - - - - -- - - - - - 

- - 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अक्तूबर 3, 1996 / आश्विन 11, 1918 
NEW DELHI, THURSDAY , OCTOBER 3 , 1996 /ASVINA 11, 1918 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


वाणिज्य मंत्रालय 


प्रारम्भिक अधिसूचना 


नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1996 


विषयः यू एस ए, चीन जनवादी गणराज्य, जर्मनी, बैल्जियम, आस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन और इटली से ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के आयात के संबंध में 

पाटनरोधी जांच आरम्भ करना । 

सं . एडी डी / आईडब्ल्यू/ 43. - - मैमर्स इंडियन ग्रेफाइट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सीमा शुल्क टैरिफ ( संशोधन ) अधिनियम , 1995 तथा 
सीमा शुल्क टैरिफ ( डम्प की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान,निर्धारण तथा वसूली और क्षति के निर्धारण के लिए नियमावली ), 1995 के 
अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिसे आगे प्राधिकारी कहा जायेगा ) के पास एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य से एन पी जी ग्रेफाइट 

म अमरीका ( यू एस ए ), जर्मनी, बेल्जियम , आस्ट्रिया, फ्रांस , स्पेन और इटली से यू एच पी ग्रेड ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के पाटन 
का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है । 

( 2 ) घरेलू उद्योग: याचिका मैसर्स इंडियन ग्रेफाइट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, पी एच डी हाऊस, एशियाई खेलगांव के सामने, नई दिल्ली 
110016 द्वारा दायर की गई है । मैसर्स एच ईजी लि., मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया रिल और मैसर्स कार्बन ऐवरफलो लि . ने अलग - अलग तौर पर याचिका का 
समर्थन किया है । याचिकाकर्ता भारत में अधिकांश उत्पादन करता है इसलिए ऊपर बताए गएनियमों के अंतर्गत घरेलु उद्योग की ओर से लिखित अनुरोध करने 
का आधार है । 

( 3 ) सम्मिलित उत्पाद : मौजूदा जांच में निम्नलिखित दो उत्पाद शामिल हैं : -- 

( 1 ) अलट्रा हाई पावर ग्रेड ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्म ( जिसका यू एच पी के रूप में उल्लेख किया गया है ) 
( 2 ) नार्मल पावर ग्रेड ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स (जिसका एन पी जी के रूप में उल्लेख किया गया है ) 

मौजूदा जांच के प्रयोजन के लिए नियमों के भावार्थ के अन्दर एन पी जी और यू एच पी अलग - अलग और विशेष सामान हैं । 
( 4 ) सम्मिलित देश: सम्मिलत देश हैं : 

( क ) एन पी जी : सम्मिलित देश चीन जनवादी गणराज्य है जिसका कथित देश के रूप में उल्लेख किया गया है । 
( ख ) यू एन पी : सम्मिलित देश हैं - संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी संघीय गणराज्य ( जर्मनी ), बेल्जियम, आस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन और 
इटली और इनका कथित देशों के रूप में उल्लेख किया गया है । 


2430 GI/96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEc. 1 ] 


+ 


( 5 ) ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स सीमा शल्क अधिनियम के सीमाशुल्क कोड 854519 के अंतर्गत वर्गीकृत है । परन्तु यह वर्गीकरण मात्र निर्देशात्मक 
है और वर्तमान जांच के संबंध में बाध्यकारी नहीं है । 

डंपिग 

सामान्य मूल्य : याचिकाकर्ता ने उत्पादक /निर्यातक की मूल्य सूची के आधार पर यू . एस . ए. और यूरोप में घरेलू कीमतें दर्शाते हुए यह साक्ष्य 
प्रस्तुत किया है । याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि यूरोप के सभी देशों के लिए इसी सामान्य मूल्य पर विचार किया जाये । याचिकाकर्ता ने चीन आर 
पी के निर्मित मूल्य पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है । याचिकाकर्ता ने सामान्य कीमत के बारे में अपने दावे का समर्थन किया है जिसके लिए उसने 
कथित देशों से तीसरे देशों को होने वाले निर्यात मूल्यों को दर्शाते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । 

कथित देशों के घरेलू बाजारों में प्रचलित सामान्य कीमत संबंधी प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं । 

( 6 ) निर्यात मूल्य: याचिकाकर्ता ने विश्व व्यापार केन्द्र मुंबई द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर निर्यात मूल्य तैयार किया है । इसने कार्बन डाटा 
बैंक द्वारा संकलित आंकडों के आधार पर निर्यात मूल्य के बारे में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । 

कथित देशों के घरेलू बाजारों में प्रचलितनिर्यात कीमत के बारे में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं । 

( 8 ) इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि कथित देशों से भारत को होने वालानिर्यात मूल्य कथित देशों की सामान्य कीमत से कम था 
इसलिए कथित देशों से निर्यातकों द्वारा सामान खम्प किया जा रहा है । 

( १ ) क्षति : क्षति के संबंध में विभिन्न प्राघलों से उदाहरणार्थ शुद्ध रूप में आयात की मात्रा, बाजार हिस्सा, आरोपित देशों से आयात कीमत और 
घरेलू उद्योग पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न निर्देशात्मक कारक जैसे उत्पादन , बिक्री, विक्रय कीमतें , स्टाक , लाभ और हामि सामूहिक और संचयी रूप से 
प्रथम दृष्टया यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त हामि हो रही है । 

( 10 ) यह प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि उक्त देशों के मूल के आयातित सामान से अथवा वहां से निर्यातित सामान से घरेलु उद्योग को पर्याप्त हानि 
हो रही है । 

( 11 ) पाटनरोधी जांच की शुरूआत: अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी कथित देशों के मूल के या वहां से निर्यात होने वाले सामान के आरोपित पाटन की 
मौजूदगी, डिग्री और प्रभाष की पाटन रोधी जांच शुरू करते हैं । 

( 12 ) वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच अवधि 1 अप्रैल, 1995 से 31 अगस्त , 1996 है । 

( 13 ) सूचना प्रस्तुत करना: कथित देशों के निर्यातकों और भारत में ज्ञात संबंधित आयातकों को अलग - अलग लिखा जा रहा है कि वे संगत 
सूचना और अपनी राय निर्धारित रूप व दंग से श्री टी . एस. विजयाराबवन , निर्दिष्ट प्राधिकारी , वाणिज्य, मंत्रालय कमरा नं . 134 - ए, उद्योग भवन , 
नई दिल्ली - 110017 को प्रस्तुत कर दें । 

( 14 ) अन्य हितबद्ध पार्टी भी निर्धारित समयावधि में निर्धारित तरीके से जांच के संबंध में जानकारी प्रस्तुत कर सकती है । 

( 15 ) समय सीमा : वर्तमान जांच से संबंधित सूचना लिखित में भेजी जाए ताकि वह उपर्युक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अधिसूचना के 
प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन के अंदर पहुंच सके । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग - अलग लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे 
गए पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर जानकारी प्रस्तुत करनी होगी । 

( 16 ) पाटनरोधी जांच समयबद्ध कार्य हाने के कारण, निर्धारित अवधि में कोई उत्तर नहीं मिलने या इस संबंध में अधूरी जानकारी मिलने की 
स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियम के अनुसार उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपने निष्कर्ष लेखबद्ध कर सकता है । । 

टी . एस . विजयाराषवन , निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अपर सचिव 
MINISTRY OF COMMERCE 

INITIATION NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th September, 1996 
SUBJECT: Initiation of anti dumping investigations concerning import of Graphite Electrodes from USA , People s Republic of 
China, Germany , Belgium , Austria , France, Spain and Italy , 

No. ADD/IW/ 43.--- M/s. Indian Graphite Manufacturers Association has filed a petition in accordance with the 
Customs Tariff ( Amendment ) Act 1995 and Customs Tariff ( Identification, Assessment and collection of Anti - Dumping duty 
on Dumped articles and for determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 
Authority ) alleging dumping of NPG Graphite Electrodes from the People s Republic of China and UHP Grade Graphite Elec 
trodes from the United States of America (USA ), Germany, Belgium , Austria, France, Spain and Italy and requested for anti 
dumping investigation and levy of anti-dumping duty. 


[ 41 ] -- 4451 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2 ) Domestic Industry : - The petition has been filed by M /s Indian Graphite Manufacturers Association , PHD 
House, Opp . Asian Games Village, New Delhi- 110016 . The petition is supported individually by M /s.HEG Ltd., M /s. Graphite 
India Ltd ., and M /s. Carbon Everflow Ltd . The petitioner account for majority production in India and has a standing to file a 
written request on behalf of domestic industry under the rules aforesaid . 

(3) Products Involved :- The two products involved in the present investigation are: 

(a ) Ultra High Power Grade Graphite Electrodes ( referred to as UHP ), 

(b ) Normal Power Grade Graphite Electrodes ( referred to as NPG ). 

The NPG and UHP are separate and distinct goods within the meaning of the Rules for the purpose of the present 
investigation . 

(4 ) Countries involved : The country ( ies ) involved are : 
(a ) NPG : The Countries involved is the People s Republic of China and has been referred to as tho said 

Countries . 
(6 ) UHP : The Countries inyolved are the United States of America (USA ), the Federal Republic of Germany 

(Germany), Belgium , Austria , France, Spain and Italy , and have been referred to as the said Countries. 
(5) Graphite electrodes are classified under custom code 854519 of the Customs Tariff Act. The classification , is , 
however, indicative only and is in no way binding on the present investigations. 

Dumping: ( 5 ) Normal Value: The petitioner has provided evidence showing domestic prices in USA and Europe , 
based on the price list of the producer/ exporter . The petitioner has pleaded to consider the same Normal Value for all the 
Countries in Europe. The petitioner has requested to consider constructed value for China RP. The petitioner has supplemented 
its claim with regard to Normal Value forwhich it has furnished evidence showing export prices from the said Countries to third 
Countries . 

There is sufficient prima facie evidence with regard to the normal Value prevailing in the domestic market of the said 
countries . 

(6 ) Export Price : The petitioner has worked out export price as per statistics compiled by World trade centre, Bombay . 
It has furnished additional evidence on Export price, based on statistics compiled by Carbon Data Bank , 

There is sufficient prima facie evidence with regard to the Export price prevailing in the domestic market of the 
said countries . 

(8 ) There is sufficient prima facie evidence that export price to India from the said countries was lower than the 
nomal value in the said countries , and therefore, the subject goods are being dumped by the exporters from the said Countries . 

(9 ) Injury : The various parameters relating to injury such as quantum of imports in absolute terms, market share, 
import price from the said countries and various indicators affecting domestic industry such as production , sales, selling prices , 
stocks; profit and loss , collectively and cumulatively, prima facie, indicate that the domestic industry has suffered material 
injury. 

(10 ) There is prima facie evidence that the imports of the subject goods originating in or exported from the said 
countries are causing material injury to the domestic industry. 

( 11) Initiation of Anti- Dumping investigation : Thedesignated Authority , therefore, initiates anti -dumping investi 
gation into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the said 
Countries. 

( 12 ) The period of investigation for the purpose of present investigations is 1 April, 1995 to 31 August, 1996 . 


(13 ) Submission of information : The exporters in the said countries and importers in India known to be concerned 
are being addressed separately to submit reicvant information in the form and manner prescribed and make their views known 
to Shri T. S . Vijayaraghavan , Designated Authority, Ministry of Commerce , Room , No. 134 - A , Udyog Bhawan , New Delbi 
110011. 

(14 ) Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form 
and manner within the time limit set out below , 

(15) Time limit : Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the 
Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification . The known 
exporters and importers, who are being addressed separately , arc, however, required to submit the information within forty days 
from the date of letter addressed to them separately , 

( 16 ) Anti- Dumping investigations being a time bound exercise, the Authority may record its findings on the basis of 
facts available on record , in accordance with the rules supra, if no response is received within the time stipulated or the informa 
tion is incomplete in any respect. 

T .S . VIJAYARAGHAVAN , Designated Authority and Addi, Secy . 


Printed by tho Manager, Govt. of India Proka, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

And Published by the Controller of Publications , Dolhi- 110034 - 1996 


